. 
. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 पौष , 1940 ( श०) 
24 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1152 राँची , सोमवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
26 नवम्बर , 2018 


संख्या:- 12 / ली०से०-03-05/ 2018 का० 8504 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची की अधिसूचना सं०- 4447 दिनांक 26 जुलाई, 2010 
के द्वारा गठित झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली , 2010 के नियम 
15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली के नियम -7( 3) में किये 
गये प्रावधान के संदर्भ में झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्नवर्गीय 
लिपिक के सीधी भरत्ती के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति 
प्राधिकार निम्नलिखित विनियम बनाते है: 

" झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली के नियम -7(3) के प्रावधानानुसार 
निम्नवर्गीय लिपिक के अधिकृत बल के 85 % पद , जिन पर आयोग द्वारा आयोजित 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 24 दिसम्बर 2018 


प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति की जानी है, के अंतर्गत ही , ऐसे 
सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो , के आश्रित को अपेक्षित मानदंड 
पूरा करने पर अनुकंपा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक संवर्ग में नियुक्ति हेतु 
विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुसंशा अपेक्षित नहीं होगी ।" 
2. यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के . के. खंडेलवाल, 
अपर मुख्य सचिव 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1152 -- 50 


